निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 493 ) 


6 आषाढ़ 1935 ( AO ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 27 जून 2013 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

शुद्धि - पत्र 

25 मार्च 2013 
सं० निग / सारा - 4 ( पथ ) आरोप- 63 / 11 -2529 ( एस ) श्री विजय कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय 
अभियंता, पथ प्रशाखा, बखरी , हसनपुर -1, पथ प्रमंडल, बेगूसराय के विरूद्ध निर्गत दंडादेश विभागीय अधिसूचना 
संख्या -1508 ( एस )- सहपठित ज्ञापांक - 1509 (एस ) दिनांक - 26- 02 -13 के कंडिका -3 एवं प्रतिलिपि में अंकित 
" श्री विजय कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रशाखा, बखरी, हसनपुर -1, पथ प्रमंडल , बेगूसराय 
सम्प्रति सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल , कुरसेला -1, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल , पूर्णियाँ " के 
स्थान पर " श्री विजय कुमार सिंह , तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रशाखा , बखरी , हसनपुर - 1, पथ प्रमंडल, 
बेगूसराय सम्प्रति सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, कार्य 
प्रमंडल, किशनगंज " पढ़ा जाए । 

2. अधिसूचना संख्या -1508 ( एस )- सहपठित ज्ञापांक -1509 ( एस ) दिनांक 26- 02 -13 को इस हद तक 
संशोधित समझा जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के उप - सचिव (निगरानी) । 


C 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 493-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


